निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 475 ) 


23 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना , सोमवार , 13 अप्रील 2015 


वित्त विभाग 


- - 


अधिसूचना 

10 अप्रील 2015 
सं01 / स्था० (अंके० ) - 01 / 2014 - 3685 / वि० — विभागीय अधिसूचना सं० - 11804 / वि० दिनांक 22.11. 2013 में 
आंशिक संशोधन करते हुए अंकेक्षण संवर्ग में वरीय अंकेक्षक वर्ग - I से उप लेखा नियंत्रक / वरीय प्रवर कोटि के पद 
पर नियुक्ति / प्रोन्नति एवं वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु निम्न रुपेण विभागीय प्रोन्नति / स्क्रीनिंग समिति का गठन 
किया जाता है: 
(1 ) सचिव ( संसाधन ), 

- अध्यक्ष 
वित्त विभाग, बिहार, पटना 
विशेष सचिव / अपर सचिव, 

- सदस्य 
वित्त विभाग , बिहार, पटना 
मुख्य लेखा नियंत्रक, 

- सदस्य 
वित्त ( अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना 
प्रभारी अपर सचिव / संयुक्त सचिव 

- सदस्य 
( स्थापना प्रशाखा) 
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित 

- सदस्य 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अप्रील 2015 
अल्प संख्यक समुदाय के मनोनित प्रतिनिधि 
( मुस्लिम / इसाई / सिक्ख ) 
प्रभारी अवर सचिव 
( स्थापना प्रशाखा ) 


( 7 ) 


- सदस्य सचिव 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जयन्त कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 475 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


